रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ares 


UPER: 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3095 ] 
No . 3095 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2016 / पौष 9 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30 , 2016 /PAUSA 9 , 1938 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016 
का . आ . 4224( अ). - केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 2652 ( अ) तारीख 08 .08. 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II, खंड- 3, उपखण्ड ( ii ) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 
6. 800 किमी से 14.375 किमी तक के भूखण्ड ( अगरतला- उदयपुर सेक्शन ) के निर्माण ( पेव्ड शोल्डर के साथ दो 
लेन का बनाने / चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन 05. 09. 2016 
तारीख को “ दैनिक संवाद " और 04 . 09 . 2016 तारीख को “ डेली देशेर कथा ” में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


6001 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3( ii)] 
और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से 
मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


त्रिपुरा 


त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 6. 800 किमी से 14. 375 किमी तक ( अगरतला- उदयपुर सेक्शन ) भूमि के हिस्से में आ रही 

इमारत सहित या उसे छोड़कर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रं . जिले का 

क्षेत्रफल वर्ग 
| तालुका का नाम | गांव का नाम | 
सं . नाम । सर्वे संख्या प्रकार 

| मीटर में । 

। भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
2 3 

5 6 7 

8 
पश्चिम | 1. बिक्रमनगर । बिक्रमनगर | 2859/ पी रायाती । दोकन 20 हरीपदा साहा पुत्र दयाल बन्धु साहा 
| 2. सूर्यमनीनगर मधुपुर | 4535 / 7935 / पी | अकृषि 

बिमल कांति रॉय, अमल कांति रॉय, कमल 
बास्तु (टिल्ला ) | 20 

कांति रॉय पुत्र मृनल कांति रॉय 
5391/10442 / पी | रायाती । दोकन । 

पार्थ रॉय पुत्र बाबुल चंद्र रॉय 
5391/ पी | अकृषि 

राधा गोविंदा गोस्वामी पत्र जोगेश चंद्र 
| दोकन(टिल्ला ) 

गोस्वामी 
5000/ पी रायाती नाल 

मधु कृष्णा चक्रबोर्ती, शुबमय चक्रबोर्ती पुत्र 
4999/ पी रायाती - विति (टिल्ला ) | 16 बलाई भूषण चक्रबोर्ती 
5430 / 11113/ पी | रायाती । दोकन(टिल्ला ) ___ 15 दुलाल दास पुत्र बीरेंद्र चंद्र दास 
4991/ 10247/ पी | रायाती 
बास्तु (टिल्ला ) 

सजल कुमार घोष, अमल घोष पुत्र जोगेश चंद्र 

घोष 
4265/ 13394/ पी | रायाती । टिल्ला । 140 बिपिन कुमार शर्मा पुत्र हृदयनाथ शर्मा 
योग 

254 


___ 12 


[ फा . सं. एनएचआईडीसीएल/त्रिपुरा / एलए/2015- 16/ एनएच-44/एयूएस ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


(Department of Road Transport and Highways) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th December , 2016 
S .O .4224 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways number S . O . 2652 ( E ), dated 8th August, 2016 , published in 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the 
National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the CentralGovernment declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning 
with paved shoulder, etc .), maintenance, management and operation of National Highway No. 44 on the stretch of land 
fromkm6. 800 to km14 . 375 ( Agartala - Udaipur Section) inthe District of West Tripura in the State of Tripura. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Sambad ” dated the 5th 
September , 2016 and “ Daily Desher Katha ” dated 4th September, 2016 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said 
Act; 


And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ TT II - QUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 6 .800 to 

km 14 .375 (Agartala -Udaipur section ) of the National Highway No. 44 in the State of Tripura 
S . Name of Name of the Name of the Survey Number Type Nature Area in Name of the Land 
No. the Taluk village 

(S ) 

square owner / Interested person 
district 

meter 
2 

- 4 

5 
1 . West 1. Bikram Bikram 

2859 /P Rayati Dokan 

Haripada Saha, S/o - Dayal 
Tripura Nagar Nagar 

Bandhu Saha 
2 . Surjyamini | Madhupur 4535 /7935 /P | Akrishi Bastu ( Tilla ) 20 Bimal Kanti Roy , Amal Kanti 
Nagar 

Roy , Kamal Kanti Roy , S / o 

Mrinal Kanti Roy 
5391 / 10442 /P Rayati Dokan 

Partha Roy S /o - Babul Ch . 

Roy 
5391 /p Akrishi Dokan ( Tilla ) 

Radha Govinda Goswami S /o 

Jogesh Ch . Goswami 
5000 /p Rayati Nal 

4 

| Madhu Krishna Chakraborty , 
4999 / p Rayati Viti ( Tilla ) 

Shubamoy Chakraborty S /o 

Balai Bhushan Chakraborty 
5430 /11113/p Rayati Dokan ( Tilla ) 

15 

Dulal Das S /o - Birendra Ch . 


16 


Das 


4991/ 10247 /p 


Rayati 


Bastu ( Tilla) 


12 


Sajal Kr. Ghosh , Amal Ghosh 
S /o - Jogesh Ch . Ghosh 
Bipin Kr. Sharma S /o 
Hridayanath Sharma 


4265 / 13394 /p 


Rayati 


Tilla 


140 


Total 


254 


[ F . No. NHIDCL/ Tripura/LA /2015 - 16 /NH -44 / AUS] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Digitally signed by 
Nishok 

Nishok Kumar Paria 
Kumar Paria Date :2017.01. 02 

18:42:39 +05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


